सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

17 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 436 राँची ,सोमवार 

8 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
1 अगस्त, 2014 


संख्या -01/ स्था0राज ( विनियमन )-01/ 2010- 2669 -- श्री जय प्रकाश शर्मा को माननीय विभागीय 
मंत्री के आप्त सचिव को माननीय विभागीय मंत्री कोषांग के गै०स०प्रे०संख्या- 248/ आ०का० 
दिनांक -27 जुलाई, 2014 के आलोक में तत्कालिक प्रभाव से उनके आप्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार से 
मुक्त किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बन्धना कुल्लू , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 436 - 50 | 


